रजिस्ट्री संडी एला - 33004 /99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - 3 - उप - खण्ड (1) 
PARTISection 3r- Sub - rection (1) 


C 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED DY AUTHORITY 


सं . 402 ] . 
No . 4021 


IRAM 


ML 


नई दिल्ली, शुक्रवार , अगस्त 6 , 1999 / श्रावण 15, 1921 . 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 1999/SRAVANA 15, 1921 

दिल्ली विकास प्राधिकरण 
( कामिक शाखा -1 ) 

मधिसूचना 
नई दिल्ली, अगस्त, 1999 


सा . का . नि . 579 ( अ ). - दिल्ली विकास ( विविध ) नियम, 1959 के नियम ( 4 ) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 की 
धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण परिष्ठ कल्याण निरीक्षकावरिष्ठ समन्वपक/ वरिष्ठ सूचना अधिकारी और 
कल्याण/ कार्मिक निरीक्षक पद के भर्ती नियम बनाता है और निदेशक ( जनसम्पर्क ), उपनिदेशक ( जनसम्पर्क ) उपनिदेशक ( प्रचार ), सहायक 
निदेशक (प्रशा. ), अधीक्षक पद के भर्ती नियमों में संशोधन करता है । उक्त पदों के भर्ती पिनियमों और भर्ती नियमों में संशोधनों को निम्नानुसार 
पदा जाए : 

दिल्ली विकास प्राधिकरण मेकल्पाण / कार्मिक निरीक्षक पद के भती विनियम 
. 1. पद का नाम 

: वरिष्ठ कल्याण निरीक्षक / परित समन्वयकावरिष्ठ सूचना अधिकारी 
2. पदों की संख्या 
3. वर्गीकरण . 

: समूह " " 
4. वेतनमान 

: 6500 - 200 - 10500 / - रुपये 
5. चपन पद है अथवा अचयन 
6. ( क ) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा .. . 

: लागू नहीं 
6. ( ख ) मया केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) निपम , 1972 : लाग नहीं 

के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों 

का लाभ देष है । 
7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और 

: लागू नहीं 
अन्य अर्हताएं 


2324 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3 (1)] 
8. पया सीधी भर्ती के लिएनिर्धारित आयु और 

: लागू नहीं 
शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और 
प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के 

मामले में भी लागू होंगी ? 
१. परिवीक्षा अवधि , यदि कोई हो 

: दो वर्ष 
10. भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा है अथवा पदोन्नति द्वारा : पदोन्नति 

अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न 

तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत क्या है ? 
11. यदि भर्ती पदोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा की : ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ कल्याण/ कार्मिक निरीक्षक 

जाती है, तो की जाने वाली पदोन्नति/ स्थानांतरण / 

प्रतिनियुक्ति का ग्रेड बताएं ? 
12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति ( डी. पी. सी. ) है , तो . : समूह " ख " विभागीय पदोन्नति समिति 

उसकी क्या संरचमा है ? 
13. बचाव 

: इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार दिल्ली 
विकास प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य 
विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण , छूट, आयु सीमा 

और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । 
14. निरर्हता 

: कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा 

( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा 
विवाह करने का अमुबंध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति 
जीषित हो अथवा 
( ख ) जिसकी पत्नी /जिसका पति जीवित हो और उसने किसी 
प्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का 
अनुबंधकिया हो 

बशर्ते केन्द्रीय सरका /दि.पि. प्रा. यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए 
कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय 
विधि ( पर्सनल लों ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के 
अन्य कारण हैं ; तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से 

छूट दे सकता है । 
15. शिथिल करने की शक्ति 

जब केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि 
ऐसा करना आवश्पक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में 
कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और 
पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा 

शिथिल कर सकती है । 

कल्याण / कार्मिक निरीक्षक पद के भर्ती विनियम 
1. पद का नाम 

: कल्याण/ कार्मिक निरीक्षक 
2. पदों की संख्या 

: 15 


3. वर्गीकरण 


: " ग " 


4. वेतनमान 


: 5500 - 175 - 9000/ - रुपए 


5 . चयन पद है अथवा अचयन 


प्रयन 


[ भाग 1 - खण्ड 300 ] 

6.( क ) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 


- 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: लागू नहीं 


6. ( ख ) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम, 1972 : लागू नहीं 

के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों 
का लाभ देय है । 


7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और 

अन्य अर्हताएं 


: लागू नहीं 


: लागू नहीं 


8. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और 

शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और 
प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के 
मामले में भी लागू होगी ? 


१. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो 


: दो वर्ष 


10. भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा है अथवा पदोन्नति द्वारा : पदोन्नति द्वारा 

अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न 
तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत क्या है ? 


11. यदि भर्ती पदोन्नति /स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा की 

जाती है, तो की जाने वाली पदोन्नति/ स्थानांतरण/ 
प्रतिनियुक्ति का ग्रेड बताएं ? 


: सीमित विभागीय परीक्षा और उसके पश्चात् साक्षात्कार के द्वारा 

5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ 4000 - 100 - 6000/ - रु. के 
वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक / कानूनगो/ आशुलिपिक और 
4500 - 125 - 7000/ - रुपए के वेतनमान में नायब तहसीलदार । 


समूह ग विभागीय पदोन्नति समिति 


12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति ( डी. पी. सी. ) है, तो 

उसकी क्या संरचना है ? 


13. बचाव 


14. निरर्हता 


: इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली 
विकास प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , भूतपूर्व सैनिक और 
अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट, आयु 

सीमा और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 
: कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा 

( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा 
विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति 
जीवित हो अथवा 
( ख ) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो और उसने किसी 
व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का 
अनुबंध किया हो 

बशर्ते केन्द्रीय सरकार/दि .वि . प्रा . यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए 
कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय 
विधि ( पर्सनल लॉ ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के 
अन्य कारण हैं ; तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से 
छूट दे सकता है । 
जब केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि 
ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में 
कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और 
पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा 
शिथिल कर सकती है । 


15. शिथिल करने की शक्ति 


ममता 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

IPAAT [I - SEC 3(i)] 
प्राधिकरण के अनुमोदन / महमति से संबंधित विशिष्ट मामले /सिफारिशें । . 
विशिष्ट मामले भर्ती- विनियमों में संशोधन से संबंधित हैं , जिनका विवरण नीचे दिया गया है : 
कॉलम सं. निदेशक ( जनसम्पर्क ) वर्तमाम प्रावधान , 

। .. : प्रस्तावित संशोधन . 
कॉलम 11 . 

पदोन्नति 
पदोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा उपनिदेशक ( जन सम्पर्क )/ सम्पादक, जो ... उपनिदेशक ( जन सम्पर्क विमधिवेशक 
भर्ती के मामले में पह ग्रेड जिससे 3000 - 4500/ - रु. के वेतनमान में 5 वर्ष ( प्रभार ) जो प्रेदमें की नियमित सेवा 
पदोन्नति /स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति को की नियमित सेवा रखते हैं । 

रखते हैं । 
जानी है । 

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण . .. . . . . . .. 
( 1 ) केन्द्रीय/ राज्य सरका /सार्वजनिक क्षेत्र के 

.. . . । 
उपक्रमों/स्वशासी संगठनों के अधिकारी, जो 
( क ) सदृश पदधारी हैं और 3000 - 4500/ - रुपए 
के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा रखते हैं । 
( 2) सीधी भर्ती की शैक्षिक योग्यताएं रखते हैं । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी ) , . . . . . 

. .. 
उपनिदेशक ( जन संपर्क ) 
कालम 11 . . . . . पदोन्नति 

बहोलति 
पदोन्नति / स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने प्रलेखा अधिकारी/ पुस्तकालयाध्यक्ष/ 
द्वारा भर्ती के मामले में वह प्रेड - माले सूचना अधिकारी । 

. फोटोग्राफिक अधिकारी जो रोड में 5 वर्ष 
जिससे पदोन्नति / स्थानांतरण /प्रतिनियुक्ति 

की नियमित सेवा रखते हैं । 
की जानी है । 

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 
( 1) केन्द्रीय/राज्य सरकार सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संगनम के 

अधिकारी । 
.. ( क ) सदृश पदधारी होने के साथ 
700 - 1300/ - रुपए. के वेतनमान के 
पदों पर 5 वर्ष की सेवा रखते हैं । 
( 2 ) सीधे भर्ती के लियेनिर्धारित 
शैक्षिक योगयता रखते हैं । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 

3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) 
निदेशक ( प्रचार ) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा 

पदोन्नति 
कॉलम - 11 
पदोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा . ( 1) केन्द्रीप/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र प्रलेखन अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष जो 
भर्ती के मामले में , पह ग्रेड जिससे के उपक्रम/स्वशासी संगठन के अधिकारी, प्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते है । 
पदोन्नति / स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति की .. . .. 
जानी है । 

( क ) सदस.पदधारी है या 
., ( ख ) 700 - 1300/- रु. के वेतनमान के पद 

पर है और 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं और 
7 ( 2) कॉलम के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए 
.....निर्धारित सैक्षिक योरसता और अनुभव रखते हैं । 


- 


[ भाग [] - खण्ड. 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 





" - 


. 


. 


। । 


( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत : 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी ) 


86 


सहायक निदेशक ( मिनि. ) 

पदोन्नति 
कॉलम - 11 
पदोन्नति / स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा ऐसे अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने अधीक्षकों और वरिष्ठ कल्याण निरीक्षकों/ 
भर्ती के मामले में , वह ग्रेड जिससे ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है । परिष्ठ समन्वयकर्ताओं/ वरिष्ठ सूचना 
पदोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति की 

अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने 
जानी है । 

ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है । 
अधीक्षक 
कॉलम 2 
पदों की सं. : 

139. 
कॉलम 4 
वेतनमान 2000 - 3200/ - रु. 

6500 - 200 - 10500/ - रु. 
कॉलम 10 
भती पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या ( 1 ) 5 वर्ष की सेवा रखने वाले सहायकों पदोन्नति द्वारा 60 % सहायकों में से 
पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति 

में से पदोन्नति द्वारा 50 % 

सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा 40 % 
पर स्थानांतरण द्वारा और प्रतिशतता ( 2 ) ३ वर्ष की सेवा रखने वाले सहायकों 
जो विभिन्न पद्धतियों द्वारा निश्चित 

में से विभागीय परीक्षा द्वारा 50 % 
की जानी है । 

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक ( जन सम्पर्क ) पद के भर्तीनियम 
1 . पद का नाम 

: निदेशक ( जनसम्पर्क ) 
2. पदों की संख्या 
3. वर्गीकरण 

: समूह " क " . 
4. वेतनमान 

: 3700 - 125 - 4700 - 150 - 5000/ - रु . 

( पूर्व संशोधित ), 12000 - 375 - 16500/ - रु. ( संशोधित ) 
5. चयन पद है अथवा अचयन पद . 

: चयन 
6. ( क ) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा .. : 45 वर्ष से अधिक नहीं ( केन्द्र सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार 

सरकारी कर्मचारियों और दि. वि. प्रा. कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक 

शिथिलनीय ) 
( ख ) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 
1972 के निषम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों 

का लाभ देय है । 
7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और : अनिवार्य : 
अन्य अर्हताएं 

1. विषय के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी/ उर्दू सहित मान्यता प्राप्त 

विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष । 
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पत्रकारिता/ जन 

संचार/ जन सम्पर्क में डिप्लोमा अथवा समकक्ष । 
3. किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र/ समाचार अभिकरण में जिम्मेदारी 

के पद पर 12 वर्षों का पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव अथवा 
सरकारी विभाग अथवा प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रचार संगठन में 
प्रचार और. जन सम्पर्क कार्यों का समान अनुभव । 
वांछनीय : 
पत्रकारिता/ जन - सम्पर्क / जन संचार में डिग्री । 


का 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

| PART II - SHC . 3(i)] 
8. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और 

: आयु 

: लागू नहीं 
शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और 

शैक्षणिक अर्हताएं : हां 
प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के 

मामले में भी लागू होंगी ? 
9. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो 

: दो वर्ष 
10. भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा है अथवा पदोन्नति द्वारा : पदोन्नति द्वारा , ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर, दोनों स्थितियों में न 

अथवा स्थानांतरण द्वारा , अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और होने पर सीधी भर्ती द्वारा । 
विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत 

क्या है ? 
11. यदि भर्ती पदोन्नति/ स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा की : पदोन्नति : 

जाती है , तो की जाने वाली पदोन्नति/ स्थानांतरण / ग्रेड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा के साथ उप निदेशक ( जनसम्पर्क ) 
प्रतिनियुक्ति का ग्रेड बताएं ? 

और उपनिदेशक ( प्रचार ) । 
स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति 
1. केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र/ उपक्रम/ स्वायत्तशासी 

संगठन : 
( क ) समान पदधारी अथवा 
( ख ) 10, 000/ - 15,200 / - रु. के वेतनमान में पद पर 5 वर्ष 

की सेवा सहित । 
2. सीधी भर्ती की शैक्षणिक अर्हता रखने वाले व्यक्ति । 
( सामान्य तौर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं 

होगी ) । 
12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसको क्या संरमना है ? : वरिष्ठ स्तर की विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार 


1 . उपाध्यक्ष - अध्यक्ष 
2. वित्त सदस्य - सदस्य 
3. सचिव, दि .वि . प्रा . - सदस्य 
4. आयुक्त ( कार्मिक )/निदेशक ( कार्मिक ) - सदस्य सचिव 

5. विभागाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा लिया गया कोई अन्य विशेषज्ञ । 
दिल्ली विकास प्राधिकरण में उप निदेशक ( प्रचार ) के पद हेतु भी विनियम 
1. पद का नाम 

: उप निदेशक ( प्रचार ) 
2. पदों की संख्या. 

: 1 
3. वर्गीकरण 

: ग्रुप " क " 
4 . पेतनमान 

: 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500/ - रुपये ( पूर्व संशोधित ), 

10, 000 - 325 - 15200 /- रुपये ( संशोधित ) 
5. चयन पद है अथवा अचयन पद 

: लागू नहीं 
6. ( क ) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 

: 40 वर्ष से अधिक नहीं ( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये 

अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों और दिल्ली विकास 

प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छट ) । 
( ख ) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 : नहीं 
के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों 

का लाभ देय है । 
7 . सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं 

: अनिवार्य : 
अन्य अर्हताएं 

( 1 ) विषय के रूप में हिन्दी/ अंग्रेजी, उर्दू सहित मान्यता प्राप्त 

विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष । 


An : 


- 


[ भाग - खण्ड 3 (i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

( 2 ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से जन संचार/ 

विज्ञापम/पत्रकारिता- जन सम्पर्क में डिप्लोमा अथवा समकक्ष । 
( 3 ) प्रतिष्ठित पत्रिका या समाचार पत्र के उप संपादक के रूप में 1 

वर्ष का अनुभव या सहायक संपादक के रूप में पर्ष का 

अनुभव 
: वांछनीयः 

( 1 ) विभिन्न प्रचार साधनों की आवश्यकता की जानकारी होगा । 
8. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं 

: लागू नहीं 
शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति 

के मामले में लागू होंगी । 
१. परिवीक्षा की अवधि, यदि को 

: 2 वर्ष 
10. भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वार अथवा पदोन्नति द्वारा : पदोन्मति द्वारा, जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 

अथवा पर स्थानांतरण द्वारा, अपया प्रतिनियुक्ति द्वारा द्वारा अथवा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । 
तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का 

प्रतिशत क्या है ? 
11. पदोन्नति / स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले : प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 
में ग्रेड, जिनसे पदोन्नति/ स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति 

( 1 ) केन्द्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वापस 
की जानी है । 

संगठन के अधिकारी जो निम्नलिखित पद पर कार्य कर रहे 


( क ) समान पद या 
( ख ) 8000 -- 13,500 रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष के 

अनुभव सहित पद और । 
( 2 ) जिसके पास कालम - 7 में सीधी भर्ती के लिएनिर्धारित शैक्षणिक 

आर्हता एवं अनुभव हो । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य रूप से तीन वर्ष से अधिक 

नहीं होगी) । 
ख . विभागीय उम्मीदवार 
प्रलेखन अधिकारी/ पुस्तकालपाध्यक्ष जिनकी ग्रेड में वर्ष की नियमित 

सेवा हो । 
12. पदि विभागीय पदोन्नति समिति है , तो उसका गठन क्या है ? : गृप " क " विभागीय पदोन्नति समिति । 
दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक निदेशक ( लिपिक वगीय ) के पद हेतु भती विनियम संकल्प सं. 133 / १३ दिनांक 

21 - 9 - 93 द्वारा अनुमोदित और संकल्प सं . 28 / 95 दिनांक 17 - 4 - 95 द्वारा संशोधित । 
[ फाइल सं. एफ 7 ( 258 )/88 - पी . बी. - 1/ पोल्यू. 2 ] 
1. पद का नाम 

: सहायक निदेशक 
2. पदों की संख्या 

: 55 ( 1993 ) . 

कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय 
3. वर्गीकरण 

: समूह " ख " 
4. वेतनमान 

: 2000 - 60 -2300 - द.रो.- 75 - 3200 - 100 - 3500/ - रुपपे ( पूर्व 

संशोधित ) एवं 6500 - 200 - 10500/- रु. ( संशोधित ) 
5. प्रवरण पद है अथवा अचयन अप्रपरण - पद 

: प्रवरण 
6.( क ) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 

: कोई आयु सीमा नहीं है 
( ख ) क्या केन्द्रीप सिविल सेवा (पेंशन ) नियम, 1972 : लागू नहीं 

के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में जोड़े गए 

सेवा पाँ का लाभ स्वीकार्य है । 
7. शैक्षिक और अन्य आईताएं, जो सीधी भर्ती/ 

: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष 
सीमित पदोन्नति के लिए अपेक्षित है 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART 11 - Suc: 30 
8. क्या पदोन्नत कर्मचारियों और प्रतिनियुक्ति 

: आयु : नहीं 
. . . पर आए कर्मचारियों के मामले में सीधी . : शैक्षिक अर्हताएं - हो , परन्तु केवल 25 % सीमित परोमति के 
. भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षषिक . 

लिए । 
अर्हताएं लागू होंगी । . 


. 


9. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो 


: 2 वर्ष 


10. भर्ती की पद्धति ; क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति 

अथवा स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा की : 
जानी है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने 
वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । 


: ( 1 ) सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा 25 % पदोन्नति उन स्मातकों में 

से की जाएगी, जिन्होंने सहायक यी उसके समकार में 
वर्षों की संयुक्त संवा पूर्ण की हो । 


( 2 ) 75 % पदोन्नति उन अधीक्षकों और परिष्ठ कल्याण निरीक्षकों / 
. . वरिष्ठ समन्वयकों/ वरिष्ठ सूचना अधिकारियों में से की 

जाएगी, जिन्होंने ग्रेड में वर्ष की नियमित सेवा की हो । 


11. पदोन्नति / स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले : 

___ में वह ग्रेड, जिनसे पदोन्मति/ स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति 
. . . की जानी है । . .. . . । । 

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका क्या गठन है ? : समूह " अ " विभागीय पदोन्नति समिति । । 
13. बचाव 

: इन पिनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार /दिल्ली 
विकास प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , भूतपूर्व सैनिक और 
अन्य विशेष वर्गों और व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, छूट आपु 
सीमा और अन्य रिपायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । 


14. नि 


. 


.. . 


. . . 


.. 


: कोई भी ऐसा व्यक्ति का पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा 
( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा 
विषाा करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/ 

पति जीवित हो अथवा 


जिसका 


IVER 


NUाम 


.. . . . . 


. . .. . .. . . . . . .. . . 
. . . .. . . . . . . . 


: ( ख ) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो और उसने किसी 

. . . अमित के साथ विवाह कर लिया हजे. अपवा विवाह करने 
. . . . . का अनुबंध किया हो बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार/दि .वि . प्रा . 

यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस 
व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीप विधि 
( पर्सनल लॉ ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के 
अन्य कारण है तो वह उस व्यक्ति को इस विनिमय के 
प्रवर्तन से छूट दे सकता है । 


15. शिथिल करने की शक्ति 


: जब केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण की पह राय हो कि 

ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में 
कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और 
पदों के संबंध में इन पिनियों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा 
शिथिल कर सकती है । .. .... . ... .. . . .. 

[ सं. एफ 7 ( 18 ) /99 - पी . बी . I ] 


1 


। 


.. पी . एम. बंसल , आयुक्त एवं सचिव 


[ YTIIN 30 ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

(Personnel Branch - 1) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th August, 1999 
G .S . R. 579 (E ). - - In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act , 1957 ( 57 of 1957) 
read with rule (4 ) of the Delhi Development (Misc.) Rules , 1959 , the Delhi Development Authority hereby makos 
Recruitment Regulationswith the previous approval of the Central Government to the post of Sr. Welfare Inspector/Sr. 
Coordinator/Sr. Information Officer and Welfare/Personnel Inspector and amendments in RR s for the posts ofDirec 
tor (PR )Dy. Director (PR )Dy, Dir . (Publicity . Asstt. Director (Min ), Supdt., RecruitmentRegulations for the said posts 
and amendments in RR s may be read as under: - 
RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF SENIOR WELFARE INSPECTOR /SR . 

COORDINATOR /SR INFORMATION OFFICER IN DDA 
1. Name of the post 

Sr. Welfare Inspector/ Sr. Coordinator/ Sr. Information Officer 
2. No. of posts 
3. Classification 

Group B 
Scale of pay 

Rs. 6500 - 200 - 10500 / 
5 . Whether selection post or non -selection 

Selection 
6 . (a ) Age limit for recruits 

(b ) Whether benefit of added years of service NA 

admissible under Rule 30 of CCS ( Pension ) 

Rules , 1972. 
7. Educational and other qualification required for Not applicable 

direct recruits . 
Whether age and educational qualification Not applicable 
prescribed for the direct recruits will apply 

in the case of promotees and deputationists. 
9 . Period ofprobation , if any 

Two years 
10 . Method of recruitment, whether by direct Promotion 

recruitment or by promotion or by transfer or 
by deputation and percentage of the vacan 
cies to be filled by variousmethods. 
In case of recruitment by promotion / transfer / Welfare/Personal Inspector with 5 ycars regular service in 
deputation , grades from which promotion / the grade. 

transfer /deputation is to be made. 
12 . If a DPC exists what is its composition . Group B DPC . 
13. Saving 

Nothing in these regulations shall effect reservations, 
relaxation in age limit and other concessions required to be 
provided for the SC /ST Ex -Servicemen and other special 
categories of persons in accordance with the orders issued 
by the Central Govt./DelhiDevelopment Authority from time 

to time in this regard . 
14 . Disqualification 

No person , 
(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a 

person having a spouse living or 
(6 ) Who having a spouse living has entered into or 

contracted a marriage with any person , shall be eligible 
for appointment to the said post. 
Provided that the Central Govt./Delhi Development 
Authority may , if satisfied that such marriage is 
permissible under the personal law applicable to such 


11. 


722462 / 97 - 2, 


C 


8 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II - Sec. 30 )] 
person and other party to themarriage and that there 
are other grounds for so doing , exempt any person 

from the operation of this regulation , 
15 . Power to Relax 

Where the Central Govt./Delhi Development Authority is 
of the opinion that it is necessary or expedient so to do it 
may by order, for reasons to be recorded in writing relax 
any of the provisions of those regulations in respect of any 

class or category of persons or posts . 
RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF WELFARE /PERSONNEL INSPECTOR 
1. Name of the post 

Welfarc /Personnel Inspector 
2 . No. of posts 

15 
3 . Classification 
4. Scale of pay 

Rs. 5500 -175-9000 / 
5. Whethor selection post or non -selection 

Selection 
6 . (a ) Age limit for direct recruitment 

Not applicable 
(6 ) Whether benefit of any added years of Not applicable 

service admissible under Rule 30 of CCS 

(Pension ) Rules, 1972 . 
7. Educational and other qualification required for Not applicable 

direct recruitment. 
Whether the age and educational qualifications Not applicable 
prescribed for direct recruits will apply 

in the case of promotees and deputatlonists. 
9 . Period of probation , if any 

Two years 
10 . Method of recruitment,whether by direct By Promotion 

recruitment or by promotion or transfer 
percentage of the vacancies to be filled by 
various methods . 
In case of recruitment by promotion /transfer / UDCsKanoongos/Stanos in the scade of Rs. 4000 -100 -6000 / 
deputation , grades from which promotion / & Naib - Tch . in the scale of Rs: 4500- 125- 7000 /= with 3 
transfer /deputation is to be made . 

years regular service in the grade through limited Deptt . 

Test and interviow thercot 
12. If a DPC exists ,what is its composition . Group C DPC . 
13 . Saving 

Nothing in those regulations shall effoct reservations 
relaxation in age limit and other concessions roquired to be 
provided for the Scheduled Caste,/ tho Scheduled Tribes , Ex 
Servicemen and other special categories of persons in 
accordanco with the O . M . lmoued by the Central Govt./Delhi 

Development Authority from time to time in this regard . 
14 .Disqualification 

No. person . 
( a ) Who has entered into or contracted a marriage with a 

person having a spouse living or 
(b ) Who having a spouse living has entered into or 

contracted a marriage with any person , shall be eligible 
for appointment to the said pott. 
Provided that the Contral Govt./Dolhi Development 
Authority may , if satisfiod that such marriage 18 
permissible under thepersonal law applicable to such 
person and other party to themarriage and that there 
are other grounds for so doing , exempt any person 
from the operation of this regulation , 


: 


11 








III 


[ 4PT 11 - 3 (1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
15 . Power to Relax 

Where the Contral Govt./Delhi Development Authorkty is 
of the opinion that it is necessary or expedient so to do it 
may by order , for reasons to be recordod in writing relax 
any of the provisions of these regulations in respect of any 

class or category of persons or posts . 
SPECIFIC ISSUES /RECOMMENDATIONS REGARDING AUTHORITY S APPROVAL CONCURRENCE : 
The specific issues are the amendments in RRs as detalled below : 
Col.No. DIRECTOR (PR ) Existing provision 

Proposod amendmonts. 
COL 11 Promotion 

Promotion 
In case of recruitment by promotion / Deputy Director (PRYEditor with 5 years regular Dy, Diroctor ( PR )/Dy. 
treorder/deputation , grade from which service in the pay scale of Rs. 3000 -4500/- . Director (Publicity) with 5 
promotion /transfar /deputation is to be Transfer on deputation 

years regular service in the 
made. 

(i) Officers of the Central/Statc Govt./Public grade . 
Sector Undertaking/Autonomous organisa 
tions: 
(a) Holding analogous post with 5 years service 
In the pay scale ofRs. 3000 -4500 /-. 
( ii ) Possossing the oducational qualification of 
direct recruits . 
(Period of deputation shall not ordinarily exccod 

3 years ). 
DY . DIRECTOR (PR ) 
Col. 11 Promotion 

Promotion 
In case of recruitment by promotion / Information Officer with 3 years regular Documontation Officer / 
transfer/deputation, grados from which service in the grade . 

LibrariavPhotographic Office 
promotion / transfer/dqurtation is to be Transfer on deputation 

with $ .yours regular servico 
made. 

(1) Officers Under the Central/State Govt./Public in the prado . 
Soctor Undertaking Autonomous organisation : 
(a) Holding analogous post with 5 years service 
in the post in the scale of Rs . 700 - 1300 /-. 
(U ) Posseaning the educational qualification 
proscribed for direct recruits . 
(Porlod of deputation shall ordinarlly not 

exceed three years ). 
DY. DIRBCTOR (PUBLICITY ) 
Col. 11 By transfer on deputation 

Promotion 
In case of recruitment by promotion (1) Oficm under the Central/State Govt./Public Documentation Officer /Libra 
transfed deputatlan , yades from which Soator Undertaking/ Autonomous Organisation rian with 5 years regular 
promodor / tranfa /deputedon is to be holding 

service in the grade. 
made . 

(a ) mnalogous post; or 
(6 ) post in the pay scale of Re, 700 -1300 /- with 
5 years oxperience, and 
(11) porseasing the educational qualification and 
exporlonae prescribed for direct recrults under 
col, 7). 
(Period of deputation shall not ordinarily excood 

3 yoan ) . 
ASSTT. DIRECTOR (MIN .) 
Col. 11 

Promotion 
In case of recruitment by promotion Promotion from Superintendents who have put Promotion from Supdts . and 
transfer/deputation grades from which in 6 years of regular service in the grade. Sr. Welfare Inspector/ Sr. 
promotion transfa /deputation is to be 

Coordinator/ Sr. Information 
made 

Officer who have put in 6 
years regular sorvice in the 
grade. 


· 12 


(Part 11 — Sæc , 3 (1) , 


139 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
SUPERINTENDENT 
Col. 2 
No . of posts . 
Col. 4 
Scale of Pay 

Rs. 2000 -3200 / 
Col. to 
Method of recruitment : Whether . (i) 50 % by way of promotion from Assistants 
dircct recruitment or by promotion with 5 years servicc . 
or by transfer on deputation and ( ii ) 50 % through departmental examination 
percentage to be fixed by various from Assistants with 3 years of service . 
methods. 


Rs. 65 (70)- 200 - 10500 / 


60 % by way of promotion . 
40 % through limited depart 
mental test from Assistants. 


RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DIRECTOR (P . R ) 

IN DELHIDEVELOPMENT AUTHORITY 


1 


: 


Director (P . R .) 


Name of the post 
Number of post 
Classification 
Scalc of pay 


: 


t. 


Group A 
Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 -5000 ( PR ) 
Rs. 12000 -375- 16500) (Revised ) 


Whcthcr Selection or non - selection post 


Sclcction 


6 . 


(a ) Age limit for direct recruits. 


Not exceeding 45 years ( relaxable upto 5 years for Govt. 
Servants and employees of the DDA in accordance with 
the instructions issucd by Central Govt.) 


( b ) Whether benefit of added years 
of scn icc adinissible under Rulc 30 
of CCS ( Pension ) Rules. 1972 . 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits . 


Essential 
(1) Degree of a recognised University or equivalent with 
English and Hindi/Urdu as a subjcci, 
(2 ) Diploma in Journalism /Mass Communication /Public 
Relation from a recognised University / Institution or 
cquivalent 
( 3 ) 12 years Joumalistic experience in a responsible capacity 
in a newspaper/news agency of repute or equivalent 
experience of publicity and public relations work in a Govt. 
Deptt . or Commercial Publicity Organisation of repute . 
Desirable 


Degree in Journalism /Public Relation Mass Communication 


8 . 


: 


Age : N . A . 
Eduational Qualification - Yes. 


Whether agc and educational qualifications 
prescribed for the direct recruls will apply 
in the casc of promotions and deputationists . 
Period of probation, if any 


9 . 


2 y cars. 


Promotion failing which by deputation , failing both by 
direct recruitment. 


Method of recruitment, w licther by direct 
recruitments orby promotion or transfer or 
by deputation and percentage of thic vacancies 
to be filled by variousmethods. 


[ YTT II - U 


3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


BIOD 


. " 


11. In case of recruitmentby promotion / 

Promotion 
transfer/deputation , grades from which 

Dy. Director (PR ) and Dy . Director (Publicity ) with 
promotion / transfer/deputation is to be made . 5 years regular service in the grade . 

Transfer or Deputation 
(i) Officers of the Central/ State Govt ./Public Sector / 
Undertakings/Autonomous Organisations : 

(a) Holding analogous post or 
(b ) with 5 years service in the post in the pay scale of 

Rs. 10 , 000 - 15 , 200 . 
( ii) Possessing the educational qualification of direct recruits. 

(Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years) 
12. If a DPC exists what is its composition , : Senior Level DPC comprising of the following: 

(1) Vice-Chairman - Chairman . 
( ii ) FinanceMember — Member. 
( iii) Secretary, DDA - Member 
( iv ) Commissioner (Personnel)/Director (P ) Member 

Secretary 
(v ) Departmental Head or any expert to be co -opted by the 

Chairman 
RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DY . DIRECTOR (PUBLICITY ) 

IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 
Nameof the post 

i Dy . Director (Publicity ) 
Number of posts 
Classification 

Group A 
4 . Scalc of pay 

; Rs. 3000 - 100 - 3500- 125-4500 (PR ) 

Rs. 10 .000 -323 - 15 ,200 (Revised ) 
Whether Sclection or non -selection post 

N . A . 
6 . (a) Age limit for direct recruits . 

Not exceeding 40 years (Relaxable for Govt. employees 
and employees of DDA by 5 years in accordance with the 

instructions issued by the Central Govt.) 
( b ) Whether benefit of added years 

No 
of service admissible under Rule 30 
of CCS (Pension ) Rules, 1972. 
Educational and other qualifications 

Essential 
required for direct recruits . 

( 1) Degree of a recognised University or equivalent with 
Hindi/English /Urdu as a subject. 
(2 ) Diploma in Mass Communication / Advertisement/ 
Journalism /Public Relations from a recognised University / 
Institutions or equivalent. 
( 3) 7 years experience as sub -Editor or 5 years experience 
as Asstt . Editor of a reputed magazine or newspapers. 
Desirable 

Familiarity with the requirement of various publicity media . 
8 . Whether age and educational qualifications : N .A . 

prescribed for the direct recruits will apply 
in the case of promotions and deputationists . 


14 


I 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II — Sec. 3 (1)] 
9 . Period of probation , if any 

: 2 years, 
10 . Method of recruitment, whether by direct : Promotion failing which by transfer on deputation or failing 

recruitment or by promotion or transfer or both by direct recruitment. 
by deputation and percentage of the vacancies 

to be filled by various methods. 
11. In case of recruitment by promotion 

: Transfer on deputation 
transer /deputation , grades from which 

(i) Officers under the Central/State Govt./Public Sector 
promotion /transfer/deputation is to be made . 

Undertakings, Autonomous Organisation holding : - 
(a ) Analogous post or 
(b ) Post in the scale of Rs. 8000 - 13, 500 with 5 

years experience and 
( ii) Possessing the educational qualification and 

experience prescribed for direct recriits under column 7 . 
(Period of deputation shall ordinarily not exceed three years) 
( B ) Departmental Candidates 
Documentation officer/ librarian with 5 yrs , regular service 

in the grade. 
12. If a DPC exists what is its composition : Group A DPC . 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 
RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (MINISTERIAL ) 

IN DELHI DEVELOPMENTAUTHORITY 
Approved vide Resolution No 133/93 dated 21-9-93 and amended vide Resolution No. 28/95 dated 17-4 -95 
File No. F .7 (258 )/88 -PB -I/ Vol . II 
1. Name of post 

Assistant Director 
2 . Number of posts 

55 * ( 1993 ) 

* Subject to variation dependent on workload . 
Classification 

Group B 
Scale of pay 

Rs . 2000) -00 -2300 -EB -75- 3200 - 100 - 3500 (P . R .) 

and Rs.6500 - 200 - 10 , 500 (Revised ) 
5. Whether Selection post or non - selection post : 
(a ) Age limit for direct recruits. 

No age limit. 
(b ) Whicther benefit of any added years 

Not applicable 
of servicc admissible under Rulc 30 
of CCS (Pension ) Rules. 1972 . 
Educational and other qualifications : Degrcc of its cquivalent from a recognised University . 
required for direct recruits / limited 
promotions. 
Whether age and cducational 

: No 
qualifications prescribed for the direct 

Educational qualification : Yes, but only for25 % 
recnijts will apply in the casc of promotcos 

limited promotion . 
and deputationists. 
Period of probation , if any 

: 2 years 
Method of recruitment,whether by 

(i) 25 % by promotion through limited departmental exams 
direct recruitment or by promotion or 

from among graduates who have completed 5 years 
Transfer or by deputation and percentage 

combined service in the cadre of Assistant or equivalent. 
of the vacancics to be filled by various 
methods, 


Age 


[ 4M (1 - 


45 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

15 
(ii) 75 % by promotion from Supdtt, and Sr. Welfare 
Inspector /Sr. Coordinators/Senior Information Officer who 
have put in 5 years regular service in the grade. 


11. 


In case of recruitment by promotion / 
transfer /deputation grades from which 
promotion / transfer/deputation is to be 
made. 
If a DPC exists what is its composition . 
Saving 


12 . 
13 . 


14 . 


Disqualification 


Group B DPC . 
Nothing in thcsc regulations shall effect reservation , 
relaxation or age limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , 
Ex - serviceinen and other special categories of persons in 
accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi 
Development Authority from time to time in this regard . 
No Person 
(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a 

person having a spouse living or 
(b ) Who having a spousc living lias entered into or 
contracted a marriage with any person , shall be eligible for 
appointment to the said post. 
Provided that the Central Govt./Delhi Development 
Authority may . if satisfied that such marriage is permissible 
under the personal law applicable to such person and other 
party to the marriage and that there are other grounds for so 
doing , cxempt any person from the operation of this 
regulation 
Where the CentralGovt./Delhi Development Authority is of 
the opinion that it is ressary or expedient so to do , it may 
by order. for rcasons to be recorded in writing relax any of 
the provisions of thcsc regulations in respect of any class or 
category of persons or posts. 


15 . 


Power to relax 


RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF SUPERINTENDENT 

IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 
Name of post 

: Superintendent 
Number of posts 

139 
Classification 

Group B 
Scale of pay 

Rs. 6500 -200 - 10 ,500 
Whether Selection or non - selection post Non -selection 
(a ) Age limit for direct recruits. 

Not applicable. 
(b ) Whether benefit of added years 

i Not applicable. 
of service admissible under Rule 30 

of CCS (Pension ) Rules, 1972 . 
Educational and other qualifications i Not applicable. 
required for direct recruits . 
Whether age and educational 

i Not applicable. 
qualifications prescribed for the direct 
recruits will apply in the case of promotees 
and deputationists. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II- Sec . 3 ( 1)] 


. 


Two ycars 


(i) 60 % by promotion 
( ii) 40 % through limited departmental test of Assistants 


9 . Period of probation , if any 

Method of recruitment, whether by 
direct recruitment or by promotion or 
transfer or by deputation and percentage 
of the vacancies to be filled by various 
methods. 
In case of recruitmentby promotion / 
transfer/deputation grades from which 
promotion /transfer/deputation is to be 

made. 
12. If a DPC exists what is its composition , 
13 . Saving 


Assistants wlio have put in five years of regular servicc 
in the grade. 


14. 


Disqualification 


Group B DPC . 
Nothing in these regulations shall effect reservation . 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. 
Ex-servicçmen and other special categories of persons in 
accordance with the orders issued by thc CentralGovt./Delhi 
Development Authority from time to time in this regard . 
No Person 
(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a 

person having a spouse living or. 
(b ) Who having a spouse living has cntered into or 

contracted a marriage with any peson , shall be eligible 

for appointment to the said post: 
Provided that the CentralGovt./Delhi Development 
Authority may , if satisfied that such marriage is permissible 
under the personal law applicable to such person and other 
party to the marriage and that there are other grounds for 
so doing , exempt any person from the operation of this 
regulation 
Where the Central Govt./Delhi Development Authority is of 
the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may by order , for reasons to be recorded in writing relax any 
of the provisions of these regulations in respect of any class 
or category ofpersons or posts. 

[No. F . 7 ( 18 )/99 -PB -I) 
V . M . BANSAL . Commr.- cum - Secy . 


15 . Power to relax 


Printed hy the Manager, Govt. of India Press. Ring Road , Muyupun . Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications . Delhi- 110054 . 


